सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


6 चैत्र , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 265 राँची, बुधवार, 


27 मार्च, 2019 ( ई ० ) 


, 


श्रम , नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग । 


अधिसूचना 
6 फ़रवरी , 2019 


अधि ० संख्या-1/ स्था ० श्र ०नि ० प्र ०(नियो०)-4035 /2005०नि०-1778-- श्री सुरेश कुमार सिंह, नियोजन 
पदाधिकारी, प्रवर्तन तंत्र , उप निदेशक (नियोजन) का कार्यालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल , राँची को सहायक 
निदेशक (नियोजन) के पद पर नियमित प्रोन्नति के फलस्वरूप स्थानान्तरित करते हुए सहायक निदेशक 
(नियोजन), सेमी यूनिट , मुख्यालय, निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, राँची के पद पर अगले आदेश तक 
पदस्थापित किया जाता है । इनका मुख्यालय राँची रहेगा। 


अधि ० संख्या-1 / स्था ० नि ० प्र०(नियो ०) -4035 / 2005 श्र ०नि०-1779-- श्री साधु शरण , नियोजन 
पदाधिकारी, निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण , राँची को सहायक निदेशक (नियोजन ) के पद पर नियमित 
प्रोन्नति के फलस्वरूप स्थानान्तरित करते हुए सहायक निदेशक (नियोजन), अवर प्रादेशिक नियोजनालय , 
हजारीबाग के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । साथ ही इन्हें उप निदेशक (नियोजन ), 
उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग तथा सहायक निदेशक (नियोजन), अवर प्रादेशिक नियोजनालय, बोकारो 
स्टील सिटी, बोकारो के पद का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है । इनका मुख्यालय हजारीबाग रहेगा । 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार, 27 मार्च, 2019 
अधि ० संख्या-1/ स्था ० श्र ० नि ० प्र ० (नियो ० )-4035/ 2005०नि०-1780- श्री निशिकान्त मिश्र , नियोजन 
पदाधिकारी , जिला नियोजनालय, डालटनगंज अतिरिक्त प्रभार जिला नियोजनालय , लातेहार को सहायक निदेशक 
(नियोजन ) के पद पर नियमित प्रोन्नति के फलस्वरूप स्थानान्तरित करते हुए सहायक निदेशक (नियोजन ), 
व्यवसायिक एवं कार्यपालक नियोजनालय, रांची के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । साथ 
ही इन्हें सहायक निदेशक (नियोजन ), महिलाओं के लिए विशेष नियोजनालय , रांची एवं सहायक निदेशक 
(नियोजन ), विकलांगों के लिए विशेष नियोजनालय, रांची के पद का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है । इनका 
मुख्यालय रांची रहेगा । 

अधि ० संख्या-1 / स्था ० प्र० नि ०प्र ०(नियो०)-4035/2005 श्र०नि०-1781-- श्री अक्षय कुमार सिंह, नियोजन 
पदाधिकारी, सेमी यूनिट मुख्यालय , निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, राँची सम्प्रति मुख्य सूचना पदाधिकारी, 
ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, रांची के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त को सहायक निदेशक 
( नियोजन ) के पद पर नियमित प्रोन्नति के फलस्वरूप स्थानान्तरित करते हुए सहायक निदेशक (नियोजन), 
अवर प्रादेशिक नियोजनालय , धनबाद के पद पर अगले आदेश तक पद स्थापित किया जाता है । इनका 
मुख्यालय धनबाद रहेगा । 


अधि ० संख्या-1 / स्था ० प० नि ० प्र०(नियो०)-4035/ 2005 श्र ०नि०-1782-- श्री आलोक कुमार टोपनो , 
नियोजन पदाधिकारी, विश्वविद्यालय नियोजन सूचना एवं मार्ग दर्शन केन्द्र, रांची को अपने कार्यों के 
अतिरिक्त नियोजन पदाधिकारी, निदेशालय , नियोजन एवं प्रशिक्षण, झारखंड, रांची के पद का 
अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है। इनका मुख्यालय यथावत रांची रहेगा। 

अधि ० संख्या -1/ स्था ० अ ० नि ०प्र ०(नियो०)-4035/ 2005०नि०-1783-- राँची, दिनांक -06-12-2018 सुश्री 
ज्योत्सना दास , नियोजन पदाधिकारी, अवर प्रादेशिक नियोजनालय , रांची को अपने कार्यों के अतिरिक्त 
नियोजन पदाधिकारी, प्रवर्तन तंत्र, उप निदेशक (नियोजन) का कार्यालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, रांची के 
पद का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है। इनका मुख्यालय यथावत रांची रहेगा। 

अधि० संख्या-1/ स्था ० ० नि ०प्र०(नियो०) -4035/ 2005 श्र ०नि०-1784-- श्री संतोष कुमार , जिला नियोजन 
पदाधिकारी, जिला नियोजनालय, गढ़वा को अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला नियोजन पदाधिकारी , जिला 
नियोजनालय, डालटनगंज के पद का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है । इनका मुख्यालय यथावत गढ़वा रहेगा। 


अधि ० संख्या -1 / स्था ० श्र ० नि ० प्र०(नियो ०)-4035 / 2005०नि०-1785-- श्री पंकज कुमार झा , जिला 
नियोजन पदाधिकारी, जिला नियोजनालय , लोहरदगा को अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला नियोजन पदाधिकारी , 
जिला नियोजनालय, लातेहार के पद का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है । इनका मुख्यालय यथावत 
लोहरदगा रहेगा। 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अलोइस लकड़ा, 
सरकार के अपर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 265 -- 50 


